रजिस्ट्री में डीएल -33004/98 


REGD. NO . D. L.- 33004/98 


सम्पपवजपत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


स 


EXTRAORDINARY 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


THve 


) 


भाग - खण्ड - उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II _ Section 3 - Sub - section ( II ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


- 


सं : 364 ] 
No. 364 ] 


मई दिल्ली , बहस्पतिवार, जन 11 . 1998 / ज्येष्ठ 21 . 1920 
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 1998 /JYAISTHA 21, 1920 


- 


- 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

अधिसूचना 

मुंबई, 20 मई, 1998 
का . आ . 503 ( अ ). - - केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र -I असाधारण में का. आ . 513 ( ई ) के द्वारा प्रकाशित दिनांक 11 जुलाई, 1996 की 
अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए और विद्युत् ( आपूर्ति ) अधिनियम , 1948 ( 1948 के 54 ) की धारा 43क की उप - धारा ( 2 ) के साथ पठित ऊर्जा 
अधिनियम, 1962 ( 1962 के 33 ) की धारा 22 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( ख ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना के 
खंड 1. 5 और 1.6 ( ii ) को संशोधित करती है जोकि अब नीचे दिए अनुसार पदे जाएंगे : 
1. 5 (i ) ऋण पूंजी पर ब्याज का परिकलन बकाया ऋणों पर , परियोजना के लिए इस्तेमाल कर ली गई उधार राशि हेतु वास्तविक आंकी गई 

औसत व्याज दर पर किया जाएगा । 
( i ) प्रशुल्क अवधि के लिए औसत बकाया ऋण ( बाजार से लिया उधार ) की गणना प्रत्येक वर्ष बाजार से लिए गए कुल ऋण में से 1/ 8वें 

( एक बटा आठवें ) ऋण अंश को घटा कर की जाएगी । 
( iii ) भारत सरकार से शाश्वत ऋण के मामले में ऋण की राशि को प्रशुल्क का परिकलन करने के लिए घटाया नहीं जाएगा क्योंकि वह ऋण 

सदैव के लिए है । इक्विटी का अंश बिजलीघर के संपूर्ण कार्यकाल में एकसा ही बना रहेगा और इसका मूल्यास नहीं होगा । 
( iv ) सरकारी ऋण पर ब्याज का परिकलन सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित दरों पर किया जाएगा । सरकारी ऋण के लिए ब्याज की 

दरों में कोई परिवर्तन यदि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है, तो वह संबंधित परमाणु बिजलीघर द्वारा समायोजन के जरिए स्वत: 
रूप से प्रशुल्क में भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा । सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज की दरों में किए संशोधन के 

परिणामस्वरूप प्रभावी प्रशुल्क के परिवर्तनों को प्रशुल्क में संशोधन किया गया नहीं माना जाएगा । 
1.6 ( ii ) वर्तमान पूंजीगत लागत के 2% के बराबर भंडार सामग्री/वर्तमान पूंजीगत लागत को इतनी ही क्षमता की और ऐसी ही डिजाइन वाली 

नवीनतम पूरी की गई परियोजना की लागत के रूप में लिया जाएगा और जिसे आंके गए मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रशुल्क निर्धारित 
करने अथवा संशोधित करने की तारीख से बढ़ाया जाएगा । यदि बिजलीघर में दो यूनिटें हैं सो वर्तमान पूंजीगत लागत की गणना के 
प्रयोजन हेतु इन दो यूनिटों के वाणिज्यिक स्तर पर प्रचालन शुरू करने की तारीखों के मध्य बिन्दु को सम्पूर्ण बिजलीघर द्वारा वाणिज्यिक 
स्तर पर प्रचालन शुरू करने की तारीख माना आएगा । सम्पूर्ण परियोजना की पूरा होने पर आने वाली लागत को इस मध्य बिन्दु से लेकर 
प्रशुल्क निर्धारित किए जाने की तारीख तक बढ़ाया जाएगा । 

[ सं.1/ 13 ( 1 )/ 95 - विद्युत/ खंड -IV / 413 ] 

बी . के . साहा, अपर सचिव 
1656 GH/98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ü )] 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 


NOTIFICATION 


Mumbai, the 20th May, 1998 
S . O . 503(E ). - In partial modification of the Notification dated July 11 , 1996 published in the Gazette of India 
Extraordinary vido S .O . 513 ( E ) and in exercise of the powers conforred , by clause (b ) of Sub - Soction ( 1) of Section 22 of the 
Atomic Energy Act 1962 (33 of 1962 ) read with sub -section (2 ) of Section 43A of the Electricity (Supply ) Act, 1948 (54 of 
1948) the Central Government, hereby amends the clauses 1.5 and 1.6 (ii ) of the said Notification which shall now read as 
follows: 
1.5 (i) Interost on loan capital shall be computed on the outstanding loans at the actual weighted average rate of 

interest of the borrowed funds utilised for the project. 
(ii ) The average outstanding loan (Market Borrowing ) for the tariff period shall be calculated by reducing the 

loan component by 1/8th (one oighth ) of the totalmarket borrowing every year. 
(ü ) In the case of perpetual loan from the Government of India , the loan amount shall not be reduced for 

computation of tariff as the loan is in perpetuity . The equity component shall remain constant throughout the 

life of the Station and shall not depreciato . 
(iv ) The interest for the Government loan shall be computed at the rates notified by the Government from time to 

time. Any change in the interest rates for the Government loan , if notified by the Government, will be 
automatically effected in the tariff prospectively through an adjustment by the respective Atomic Power 
Station . Variations in the effective tariff as a result of the revision in interest rates as notified by the Government 

shall not be deemed to be a revision of the tariff. 
1 .6 (ii ) Stores inventory equivalent to 2 % of the current capital cost. The current capital cost shall be taken as the 

cost of the latest completed prosject of similar capacity and design , escalated to the date of fixation or 
revision of tariff on the basis of weighted price index . If the Station comprises of two units, for the purpose 
of calculation of the current capital cost the mid point of the dates of commorcial operation of the two units 
shall be deemed to have been the date of commercial operation of the Station as a whole . The completed cost 
of the Project as a whole shall be escalated from this mid point to the date of fixation of the tariff. 


[No. 1/13 (1 )/95 -Power /vol. IV /413 ] 

B . K . SAHA, Addl. Secy . 


Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road, Mayapurl, New Delhi-110064 

and Publlshed by the Controllor of Publications, Dolhi-110064 - 1998 


